निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 श्रावण 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 929 ) पटना , बुधवार , 7 अगस्त 2019 

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 


अधिसूचना 

2 अगस्त 2019 
सं० वन्यप्राणी- 30 / 19 - 1036( ई० ) — बिहार सरकार के द्वारा गोगाबील क्षेत्र के पारिस्थितिकी, पादप एवं पक्षियों 
संबंधी विशेष महत्व को देखते हुए वन्यप्राणियों एवं उनके आवास स्थल के संरक्षण , संवर्द्धन एवं विकास हेतु कटिहार 
जिला के अमदाबाद प्रखंड में अवस्थित गोगाबील झील को गोगाबील संरक्षण आरक्ष घोषित करने का प्रस्ताव है । जिला 
पदाधिकारी, कटिहार के द्वारा गोगाबील संरक्षण आरक्ष घोषित करने हेतु अनुशंसा की गयी है । 

अतएव वन्यप्राणी ( संरक्षण) अधिनियम, 1972 ( यथा संशोधित वन्यप्राणी ( संरक्षण) अधिनियम, 2006) की धारा 36 
ए के उपधारा - 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मौजा 
जंगल ताल इंग्लिश के 73.78 एकड़ गैर मजरूआ सरकारी भूमि को , जिसका विस्तृत विवरण नीचे दी गयी विवरणी में 
उल्लेखित है को अधिसूचना निर्गत की तिथि से, गोगाबील संरक्षण आरक्ष घोषित किया जाता है । 

वन्यप्राणी ( संरक्षण) अधिनियम , 1972 की धारा - 18 की उपधारा - 2 , धारा - 27 की उपधारा - 2, 3 एवं 4 , 
धारा - 30 एवं 32, धारा - 33 की उपधारा – बी एवं सी , जैसा कि आश्रयणी क्षेत्र में लागू होती है, उसी तरह संरक्षण आरक्ष 
में लागू की जायेगी । 

उक्त संरक्षण आरक्ष के उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम में ग्रामीण जन की निजी भूमि अवस्थित है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 अगस्त 2019 


विवरणी 


| क्रमांक 


गाँव का नाम 


थाना संख्या - खाता संख्या । प्लाट संख्या - रकबा 


3 


705 


जंगल ताल इंग्लिश 


ग्लिश 


252 


903 


341 पूर्ण 2. 86 
343 अंश 0 . 23 
349 पूर्ण 0 . 62 
719 अंश 0 .10 
721 पूर्ण 0 .18 
730 अंश 0 . 17 
756 अंश 

0 . 25 
760 पूर्ण 

0 .17 
831 अंश 

1 . 28 
874 पूर्ण 

1 . 29 
879 पूर्ण 66.57 
722 पूर्ण 0 . 06 

73. 78 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

दीपक कुमार सिंह , 

प्रधान सचिव । 


कुल रकबा : 


The 2nd August 2019 
No.- Vanya Prani- 30 / 19 - 1036 ( E ) — Whereas, the Government of Bihar is of the opinion 
that due to its ecological, floral and and avi-faunal significance for the purpose of protecting, 


propagating and developing wildlife and associated ecosystem , the Gogabil Jhil shall be declared as 
Gogabil Conservation Reserve in the Amadabad Block , district Katihar of Bihar state. The District 


ser 


Magistrate , Katihar has also recommended for declaration of Gogabil Conservation Reserve . 


Therefore, in exercise of the powers conferred under sub - section 1 of section 36 - A 
of the Wildlife (Protection ) Act, 1972 , as amended by Wildlife ( Protection ) Act, 2006 , the Governor 
of Bihar is pleased to declare the 73.78 acre area of Gair Majarua land in Village Jungle Tal English 
as Gogabil Conservation Reserve from the date of notification . The full details of area are 
mentioned in the schedule given below . 

The provisions of sub section ( 2 ) of section 18 , sub section (2 ), ( 3) and (4 ) of section 
27 , section 30 , 32 and clauses (b ) and (c ) of section 33 shall, as far as may be apply in relation to a 
Conservation Reserve, as they apply in relation to a sanctuary . 

The boundary of the proposed area in North , South , East and West direction is 


surrounded by private lands belonging to the communities. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 7 अगस्त 2019 


SCHEDULE 


S . N . 


Area ( in Acre ) 


Name of Village 

2 
Jungle Tal English 


Thana No . 

3 
252 


Khata No. 

4 
705 


6 


Jungle Tal English 


252 


903 


Plot No. 

5 
341 Full 
343 Part 
349 Full 
719 Part 
721 Full 
730 Part 
756 Part 
760 Full 
831 Part 
874 Full 
879 Full 
722 Full 


2 . 86 
0 . 23 
0 . 62 
0 .10 
0 . 18 
0 . 17 
0 . 25 
0 . 17 
1 . 28 
1 . 29 
66.57 

0 .06 
73. 78 


Total Area 


By the order of the Governor of Bihar , 
___ DIPAK KUMAR SINGH, 

Principal Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 929- 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


